रजिस्ट्री सं . डी . एल. - 33004/98 


REGD. NO . D. I. - 33004/ 98 


. 


. . 


. 


PRO 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्रा 
The Gazette of India 


- LTARIAT । 


। 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. 
. 
. 
. 
4 


1 


. .. 2017 -110 


खण्ड ( 


भाग II - खण्ड 3-.--उप - खण्ड (i) 
PART II -- Section 3 - Sub -section (i) .. 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


-- - - - - - 


- 


सं. ३ ] 
No . 3 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , जनवरी 4 , 1999 / पौष 14, 1920 
NEW DELHI, MONDAY , JANUARY 4 , 1999 /PAUSA 14 , 1920 


- - - -- - - - 


- - - 


- - --- -- - - - -- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- 


-- - - - - -- - - -- 


- -- - - - 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1999 


सा . का . नि . 8 ( अ ).--- केन्द्रीय सरकार , विदेशी अभिदाय (विनियमन ) अधिनियम , 1976 ( 1976 का 49 ) की धारा 30 द्वारा प्रदस शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, विदेशी अभिदाय (विनियमन ) नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात : 


1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) ( संशोधन ) नियम, 1998 है । 


( 2 ) ये गजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृप्त होंगे । 


2. विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) नियम, 1976 में , विधमान प्ररूप बि . अ. - 1क , प्ररूप बि . अ. - 3 और प्ररूप बि , अ. - 8 के स्थान पर 
क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे । अर्थात् -- 


प्ररूप बि . अ. - 1क 


[ नियम 3 ( कक ) देखिए ]] 


किसी निश्चित सांस्कृतिक , आर्थिक , शैक्षिक , धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम वाले संगम द्वारा विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए विदेशी अभिदाय 
( विनियमन ) अधिनियम, 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है ) के अधीन केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुजा प्राप्त करने के लिए आवेदन 
का प्ररूप । 


16GI/ 91) - - 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(1)] 


- - - 


- - - - - 


- - - 


- 


सं . ......... 


तारीख. 


मेवा में , 


सचिव , 
भारत सरकार , 
गृह मंत्रालय, 
लोक नायक भवन , 
खान मार्किट , 

नई दिल्ली - 110003 
विषय : विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) अधिनियम, 1976 के अधीन केन्द्रीय सरकार , की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने 

के लिए आवेदन । 


महोदय , 


मैं , ....... 

..................इसमें इसके पश्चात् नामित संगम की ओर से अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के परन्तुक का उस धारा की उपधारा ( 1क ) या धारा 10 के खंड ( ख ) के अधीन विदेशो अभिदाय स्वीकार करने के लिए केन्द्रीय सरकार 
की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन करता हूँ । 


1 . ( i ) संगम का नाम और डाक का पूरा पता : 


नाम : 


पता : 


नगर/ शहर : 


राज्य : 


जिला : 


पिन : 


( ii ) क्या संगम एक रजिस्ट्रीकृत न्याम या सोसाइटी है कृपया इसके निम्नलिखित उपदर्शित करें - 


( क ) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक 


( ख ) रजिस्ट्रीकरण का स्थान 


( ग ) रजिस्ट्रीकरण की तारीख 


( रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलान करें ) 


( iii ) संगम की प्रकृति : 


( क ) धार्मिक 


( ख ) सांस्कृतिक 


( ग ) आर्थिक 


( घ ) शैक्षिक 


( ड ) सामाजिक 


[ भाग 11 - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


टिप्पण : यदि धार्मिक संगम है तो बताएं कि क्या यह 


( क ) हिन्दु 


( ख ) सिख 


( ग ) मुस्लिम 


( घ ) इसाई 


( ङ ) बौद्ध 


( च ) अन्य है । 


( iv ) कृपया संगम के मुख्य लक्ष्य 

( लक्ष्यों ) और उद्देश्य ( उद्देश्यों ) 
को उपदर्शित करें ( संगम ज्ञापन 


और/ या संगम अनुच्छेद की प्रति , 

यदि लागू हो तो संलग्न करें ) । 
( v ) कृपया संगम की कार्यपालक समिनि / 


शासी परिषद इत्यादि के सदस्यों 


जिनमें मुख्य कृत्यकारी भी मम्मिलित 
है के नाम और पते निम्नलिखित 


रीति में बताएं : 


क्रम 


नाम 


पिता/ पति का नाम 


राष्ट्रीयता 


उपजीविका 


पता 


संगम में अन्य पदधारियों 
धारित पद यदि यदि कोई हो 
कोई हो के साथ संबंध 


- 


- 


- 


- 


- 


2. कृपया उपदर्शित करें कि क्या कार्यपालक समिति / शासी परिषद इत्यादि के किसी सदस्य को जिममें मुख्य कृत्यकारी भी मम्मिलित है, उसके 

शासकीय कृत्यों के निर्वहन में - 
( क ) विधि के किमी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है ; 
( ख ) उमके विरुद्ध किमी अपगध के लिए अभियोजन लंबित है ; 
( ग ) पूर्व में संगम या किसी अन्य संगम की निधि के अपयोजन या दुरुपयोग के लिए दोषी पाया गया है । 


THE GAZETTE OF INDIA , IXTRAORDINARY 

[ PAR1 II -- -SIC . 3(1)] 
- - - - - 

- : . - -- 
- -- - - -- - -- - - -- -- - - 

- - . . 
- - - -- - --- - - - - - - - - - - - 

. - - - -- 
- - - - - - - - - - - - - - -- -- -- - -- 

- - - 
2 कृपया उपदर्शित करें कि क्या आवेदक संगम -- 


( क ) विदेश स्थित किसी संगठन या अधिनियम के अधीन पहले से ही रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य संगम की शाखा/इकाई/ सहयोगी है ? यदि 

ऐसा है तो मूल संगठन का नाम और पता बताएं : 
( ख ) को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के परंतुक के निबंधनों के अनुसार पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने का निर्देश 

दिया गया है ? यदि ऐसा है तो मुसंगत आदेश का संख्यांक और तारीख बताएं : 
( ग ) को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 10 के निबंधनों के अनुसार पूर्व अनुज्ञा प्राप्त कराने का निदेश दिया गया है ? यदि ऐसा 

है तो सुसंगत आदेश का सख्यांक और तारीख बताएं । 
4. कृपया उपदर्शित करें कि 

( i ) क्या संगम ने पहले भी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए कभी आवेदन किया था ? यदि ऐसा है तो , 


( क ) रजिस्ट्रोकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारोख ; 


( ख ) मंत्रालय से प्राप्त अंतिम निर्देश की तारीख, यदि कोई है , 
( ग ) क्या रजिस्ट्रीकरण नामंजूर कर दिया गया था ; 
( घ ) क्या रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अभी लंबित है । 
( ii ) क्या संगम के किसी ऐसे अन्य संगम या उसकी इकाई या शाखा के साथ घनिष्ठ संबंध हैं जिसे -- 
( क ) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण नामंजूर किया गया है ; 
( ख ) विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध किया गया है । 


5 . कृपया उपदर्शित करें कि -- 


(i ) क्या संगम 
( क ) को पहले अधिनियम के अपील विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की पूर्व अनुज्ञा प्रदान की गई थी ? यदि ऐसा है तो , पूर्व अनुज्ञा प्रदान 

करने वाले पत्र का प्रयांक और तारीख लिखें , 
( ख ) ने ऊपर प्राप्त विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोग का लेखा विहित प्ररूप में केन्द्रीय सरकार को भेज दिया था ? यदि ऐसा है 

तो, लेखा प्रस्तुत करने की तारीखलिखें ; 
( ग ) यदि पूर्व अनुज्ञा वाल वर्ष में दो गई थी तो प्राप्त किये गए और प्रयोजनानुसार उपयोग में लाये गए विदेशी अभिदाय के , अव्ययित 

अतिशेष दर्शाने वाले ब्यौरे संलग्न करें । 
( ii ) क्या मंगम ने पहले केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना विदेशी अभिदाय प्राप्त किया है ? यदि ऐसा है तो, - - 
( क ) प्राप्त कियेगए विदेशी अभिदाय की पूर्ण विशिष्टियां, बैंक की शाखा का पता और खाता संख्यांक जिममें जमा कराया गया लिखा 

जाना चाहिए । 
( ख ) क्या उक्त अतिक्रमण केन्द्रीय सरकार द्वारा माफ कर दिया गया है ; 

( ग ) क्या संगम को अधिनियम के अधीन विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध किया गया है ? 
6. कृपया उपदर्शित करें कि क्या संगम किसी ऐसे प्रकाशन का स्वामी/ मुद्रक / प्रकाशक , संपादक है, जो प्रेप और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

1867 के अधीन रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र है । 


7 . कृपया निम्नलिखित उपदर्शित करें -- 


(i ) संगम के पिछले तीन वर्षों के क्रियाकलापों का ब्यौरा ; 


( ii ) संगम के पिछले तीन वर्षों के संपरीक्षित लेखा विवरणों की प्रतियां । 


8. ( i ) कृपया निम्नलिखित उपदर्शित करें 


( क ) प्राप्त होने वाले विदेशी अभिदाय की प्रकृति और मूल्य ( दाता के नवीनतम प्रतिबद्धता पत्र की प्रति प्रस्तुत करें ) ; 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ख ) प्रयोजन जिसमें उसके अंतर्गत आने वाले ऐसे भौगोलिक क्षेत्र उपदर्शित है , जिनके लिए विदेशी अभिदाय प्राप्त किये जाने और 

उपयोग में लाए जाने का प्रस्ताव है ; 
( i ) निधि पोषण के लिए विदशी स्त्रोत द्वारा 
( ii ) अनुमोदित प्रस्ताव/ परियोजना जिसमें परियोजनागत परिव्यय/ बजट अवशिष्ट भी है, संलग्न करें ; 
( iii ) उस प्रस्ताव/ परियोजना की प्रति संलग्न करे, जिसका विदेशी अभिदाय में से निधिपोषण के लिए अनुमोदन किया गया है ( यह स्तंभ 

केवल पश्चातवर्ती प्राप्तिकर्ताओं को लागू होता है ) । 
9. कृपया निम्नलिखित उपदर्शित करें - 

( i ) बैंक का नाम उस शाखा का पता जिसके माध्यम से विदेशी अभिदाय प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है ; 
( ii ) बैंक की उक्त शाखा में खाता संख्यांक 
10. उस विदेशी स्त्रोत या स्त्रोतों की विशिष्टियां जिससे विदेशी अभिदाय प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है : 


( क ) यदि व्यष्टि है तो उसकी व्यक्तिगत विशिष्टियां जिसमें नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता राष्ट्रीयता, वृति व्यवसाय सम्मिलित है ; 


( ख ) यदि कोई संगठन / संस्था/ संगम/ न्यास/ व्यवसाय संघ आदि है तो उसकी पूर्ण विशिष्टियां, जिसमें निम्नलिखित है 


( i ) पूरा नाम और पूरा पता 
( i ) मुख्य/ प्रधान कार्यालय का पता 
( iii ) मुख्य कृत्यकारी और महत्वपूर्णपदधारियां की विशिष्टिया ; 

( ग ) कृपया उपदर्शित करें कि क्या विदेशी स्त्रोत किसी विदेशी राष्ट्र की सरकार है या उसका अभिकरण । 
11. कोई अन्य जानकारी जिसे संगम प्रस्तुत करना चाहे । 


भवदीय, 


आवेदक के हस्ताक्षर 
( मुख्य कृत्यकारी या प्राधिकृत पदधारी का नाम ) 

( संगम की मुहर सहित ) 


घोषणा 


मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई पूर्वोक्त विशिष्टियां सत्य और सही है । 


स्थान : 


तारीख : 


आवेदक के हस्ताक्षर 
[ मुख्य कृत्यकारी या प्राधिकृत पदधारी का नाम 

( संगम की मुहर सहित ) ] 
* यदि विदेशी अभिदाय चाहे वह मुद्रा रूप में या वस्तु रूप में हो किसी ऐसे व्यक्ति या संगम से प्राप्त की जानी है तो ऐसे व्यक्ति या संगम की 
विशिष्टियां जिसने उसे प्रथम, द्वितीय या पश्चातवर्ती प्राप्तिकर्ता के रूप में प्राप्त किया है उपर स्तंभ 10 के सामने दी जानी चाहिए । 
टिप्पण : ... 

1. ऐसे अपूर्ण आवेदन को , जिसके साथ आवश्यक दस्तावेज / व्यौरे / स्पष्टीकरण न लगे हों सरसरी तौर पर नामंजूर किए जाने की संभावना है । 
2. यदि किसी स्तंभ के सामने स्थान अपर्याप्त है तो इसके लिए पृथक से उपाबद्ध संलग्न किया जाना चाहिए । 


3. कृप्या स्पष्ट अक्षरों में लिखें । 


4. आवेदन संगम के मुख्य कृत्यकारी या प्राधिकृत पदधारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (i)] 


प्रसप बि . अ. - 3 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ नियम 4( क ) देखिए ] 
31 मार्च - - - - को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विदेशी अभिदाय का लेखा : 
संगम का विवरण - - - - 

- - - - - - - 
(i ) नाम और पता -- -- - - 

( स्पष्ट अक्षरों में ) 
( ii ) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और तारीख - - - - - - - - - -- 

[ विदेशी अभिदाय (विनियमन ) अधिनियमन , 

1976 के अधीन ] 
(iii ) यदि रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो पूर्व अनुज्ञा का संख्यांक और तारीख - - - - -- 
( iv ) संगम की प्रकृति : ( 1 ) सांस्कृतिक ( 2 ) आर्थिक ( 3 ) शैक्षिक ( 4 ) धार्मिक ( 5 ) सामाजिक 

( v ) धार्मिक संगम की दशा में पंथ : ( क ) हिन्दू ( ख ) सिख ( ग ) मुस्लिम ( घ ) ईसाई ( ख) बौद्ध ( च ) अन्य 
( 2 ) प्रयोजन जिनके लिए विदेशी अभिदाय प्राप्त और उपयोग किया गया है : 
क्रम प्रयोजन पूर्व अतिशेष 

वर्ष के दौरान प्राप्तियां 

उपयोग 
पहले प्राप्तिकर्ता दूसरे/ पश्चातवर्ती 

के रूप में प्राप्तिकर्ता के रूप में 
नकद वस्तु नकद वस्तु नकद वस्तु कुल नकद वस्तु 
रूप में रूप में 

रूप में 
( मूल्य ) ( मूल्य ) ( मूल्य ) 

( मूल्य ) 
( 1 ) ( 2) (3 ) (4 ) ( 5) ( 6) (7) ( 8 ) (9 ) ( 10 ) ( 11 ) 

( 3 + 6 + 7 + 8 ) 


अतिशेष 


कुल नकद 


मकद 


रूप में 


वस्तु 
रूप में 


मल्य ) 


( 12 ) (13 ) 


1. थिएटर/फिल्म आदि 
2. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों का अनुरक्षण 
3. कृषि संबंधी कार्य 
4. पशु पालन 
5 . ग्रामीण विकास 
6 . ( क ) विद्यालयों /महाविद्यालयों के 

( ख ) भवनों का संनिर्माण/विस्तार / मरम्मत/ अनुरक्षण 
7. ( क ) अन्य भवनों ( कृपया विनिर्दिष्ट करें ) का 

( ख ) संनिर्माण/विस्तार/ मरम्मत/ अनुरक्षण 
8. अनुसंधान 
१. वृत्तियां/ छात्रवृत्तियां 
10. शैक्षिक/ साक्षरता कार्यक्रम 
11. व्यवसायिक / तकनीकी प्रशिक्षण 

सेमीनार/ सम्मेलन/ बैठक 
13. ( क ) उपासना स्थलों का 

( ख ) संनिर्माण/विस्तार/ मरम्मत/ अनुरक्षण 
14. धार्मिक साहित्य का प्रकाशन 
15. पुजारियों और उपदेशकों की शिक्षा 

धार्मिक समारोह 
17. अनाथों की देखभाल 
18. निर्धनों, बृद्धों और निराश्रितों के लिए सहायता 
19. स्वास्थ्य सुरक्षा और परिवार कल्याण 
20. अनुसूचित जातियों का कल्याण 


16 . 


घामि 


[ भाग II - खण्ड 3( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


21. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 
22. अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 
23. प्राकृतिक विपदाओं के लिए सहायता 
24. महिला और बाल कल्याण 
25. पर्यावरणीय कार्यक्रम 
26 . स्थापन व्यय 
27 . उपर वर्णित से भिन्न क्रियाकलाप 

( विनिर्दिष्ट व्यौरे सहित ) 

कुल 
घेतावनी: -- गलत जानकारी देने या सारवान तथ्य छुपाने पर विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) अधिनियम, 1976 के सुसंगत उपबंधों के अधीन उचित 

कार्यवाही की जाएगी । 
3. नामनिर्दिष्ट बैंक की शाखा 

खाता सं . 
का नाम और पता तथा खाता 

बैंक ........... 
संख्यांक ( रजिस्ट्रीकरण/ पूर्व ) 

शाखा ... ....... ............. ..... ...... 
अनुज्ञा के लिए आवेदन में या 
केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित में यथा विनिर्दिष्ट 

...................पिन..................... 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


पता 


4 . विदेशी अभिदाय की दातावार प्राप्तियां : 


( रुपयों में ) 


क्रम सं . संस्थागत / व्यष्टिक / अन्य दाता 


नाम और पता ( ते ) 


प्रयोजन 


रकम 


प्राप्ति 
की तारीख 
और मास 
5 


1 


2 


___ 


6 


(i ) संस्थागत दाता : 
( ii ) एक लाख रुपए से अधिक देने वाले व्यष्टिक दाता 
( iii ) एक लाख रुपए से कम देने वाले व्यष्टिक दाता ( केवल स्तंभ 4 और स्तंभ 6 भरें ) 


- 


- - - - 


कुल 
5. विदेशी अभिदाय को देशबार प्राप्तियां : 


क्रम सं. देश का नाम 


रकम 


( रपयों में ) 


12 


3 


3 


कुल 
घोषणा मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई पूर्वोक्त विशिष्टियां सत्य और सही है । मैं यह भी प्रतिज्ञान करता हूँ कि विदेशी अभिदाय का उसी 

प्रयोजन ( उन्हें प्रयोजनों ) के लिए उपयोग किया गया है जिसके ( जिनके ) लिए संगम को रजिस्ट्रीकृत किया गया है। पूर्व अनुज्ञा ली गई है । 
मैंने अपनी सर्वोतम जानकारी के अनुसार किसी तथ्य को न छुपाया है और न ही दबाया है । 


स्थान : 


तारीख : 


मुख्य कृत्यकारी के हस्ताक्षर 
( मुख्य कृत्यकारी का नाम और संगम की मुहर ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


{ PART II - -- SEC . 3(1)] 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


(i ) " 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( चार्टड एकाउंटेंट द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र ) 
मैंने / हमने ...... 

........ ( संगम का नाम और पूरा पता जिसके अन्तर्गत राज्य, जिला और पिनकोड भी है , 
यदि रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है तो उक्त रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और रजिस्ट्रीकरण का राज्य भी है ), 31 मार्च....................... को समाप्त होने वाले वर्ष 
के लेखाओं की संपरीक्षा की है, और सभी सुसंगत बहियों और बाउचरों की जांच की है तथा यह प्रमाणित करता हूँ / करते हैं कि संपरीक्षित लेखाओं के 
अनुसार 

............ वर्ष के आरंभ में अग्रनीत विदेशी अभिदाय .......... ............ रु. था । 
(ii ) ................ ....... वर्ष के दौरान संगम ने ...... 

...... रु. का विदेशी अभिदाय प्राप्त 
किया । 
( iii ) .... 

......... वर्ष की समाप्ति पर संगम के पास अनुपयोजित विदेशी अभिदाय का अतिशेष 

............ रु. था । 
(iv ) संगम के विदेशी अभिदायों का लेखा और उससे संबंधित अभिलेख विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) नियम , 1976 के नियम 8 के साथ 
पठित विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) अधिनियम , 1976 की धारा 13 में विनिर्दिष्ट रीति में रखे गए हैं । 

( v ) इस प्रमाण पत्र और संलग्न तुलनपत्र और प्राप्ति तथा संदाय का विवरण मेरी/ हमारी जांच के अनुसार सही है । 


.. ... . . . . . . . . 


स्थान : 
तारीख : 


चार्टेड एकाउंटेंट के हस्ताक्षर , 

उसकी मुहर, पत्ता और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक सहित 
प्ररूप वि . अ - 8 

( नियम 3 क देखिए) 
कोई निश्चित मांस्कृतिक , आर्थिक , शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम रखने वाले संगम द्वारा घिदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए, 
विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) अधिनियम, 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है ) के अधीन केन्द्रीय सरकार के पास रजिस्ट्रीकरण 
कराने के लिए आवदेन का प्ररुप । 

तारीख 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


सेवा में , 

सचिव, भारत सरकार 
गृह मंत्रालय 
लोकनायक भवन , खान मार्किट 

नई दिल्ली - 110031 
विषय : विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) अधिनियम, 1976 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन । 
महोदय , 
मैं ... 

.... .. इसमें इसके पश्चात् नामित संगम की आरे से अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) 
के अधीन विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूँ । 
1. (i ) संगम का नाम और 

डाक का पूरा पता : 
नाम : 


पता : 


शहर/ मगर : 


जिला : 


राज्य : 
पिन कोड : 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


1 


1 


- 


- 


- 


- 


( ii ) क्या संगम एक रजिस्ट्रीकृत 

न्यास है अथवा सोसायटी है 

कृपया इसके निम्नलिखित उपदर्शित करें: 
( क ) रजिस्ट्रीकरण संख्यांकः 
( ख ) रजिस्ट्रीकरण का स्थानः 
( ग ) रजिस्ट्रीकरण की तारीख: 

( रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें ) 
(iii ) संगम की प्रकृति : 
( क ) धार्मिक 
( ख ) सांस्कृतिक 
( ग ) आर्थिक 
( ध ) शैक्षिक 

( ङ ) सामाजिक 
टिप्पण : यदि धार्मिक संगम है तो बताएं कि क्या यह 

( क ) हिन्दू 
( ख ) सिख 
( ग ) मुस्लिम 
( ध ) इसाई 
( ङ ) बौद्ध 
( घ ) अन्य हैं 
( iv ) कृपया निम्नलिखित उपदर्शित करें 
( क ) संगम के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य 

( संगम ज्ञापन और / या संगम अनुच्छेद की प्रति, यदि लागू है तो संलग्न करें ) ; 
( ख ) मुख्य उद्देश्य और निश्चित कार्यक्रम जिसके लिए विदेशी अभिदाय स्वीकार / उपयोग किया जाना है । 

( v ) कृपया संगम की कार्यपालक समिति / शासी परिषद इत्यादि के संदस्यों जिनमें मुख्य कृत्यकारी भी सम्मिलित है का नाम और पता निम्नलिखित 
रीति में बताएं : 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


- 


- 


- - 


क्रम नाम 


पिता/ पति 


राष्ट्रीयता 


व्यवसाय 


पता 


का नाम 


संगम में 
धारित पद 
यदि कोई है 


अन्य पद 
धारियों 
के साथ संबंध 
यदि कोई है 


- ~ - . . . - 


2 . कृपया उपदर्शित करें कि क्या कार्यपालक समिति/ शासी परिषद इत्यादि का कोई सदस्य 


जिसमें मुख्य कृत्यकारी भी सम्मिलित है, अपने शासकीय कृत्यों के निर्वहन में -- 


( क ) विधि के किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया ; 


( ख ) उसके विरूद्ध किसी अपराध के लिए अभियोजन लंबित है ; 


( ग ) पहले संगम या किसी अन्य संगम की निधि के उपयोजन या दुरूपयोग के लिए 

दोषी पाया गया है ? 


16611 / 19 -- 2 


10 


THE GAZETTE OF INDIA · EXTRAORDINARY 


[ II II - SER . 3 ( 10 ] 


- 


- 


- 


- 


- 


3. कृपया उपदर्शित करें कि क्या आवेदक संगम विदेश स्थित किसी अंगठन या अधिनियम 

के अधीन पहले से ही रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य संगम की शाखा/इकाई/ सहभोगी है । 

यदि ऐसा है तो, मृल संगठन का नाम और पता बताएं । 
4. कृपया उपदर्शित करें कि -- 

( 1 ) क्या मंगम 
( क ) को पहले अधिनियम के अधीन विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की पूर्व अनुज्ञा 

प्रदान की गई थी । यदि ऐसा है तो, पूर्व अनुज्ञा प्रदान करने वाले पत्र का संख्यांक 

और तारीख बताएं । 
( ख ) ने ऊपर प्राप्त विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोग का लेखा विहित प्ररूप में 

केन्द्रीय सरकार को भेज दिया था । यदि ऐसा है तो , लेखा जमा कराने की तारीख 

बताएं : 
( 2 ) क्या , - 
( क ) संगम ने पहले अधिनियम के अधीन पूर्व अनुज्ञा के बिना विदेशी अभिदाय 

स्वीकार किया है ।। यदि ऐसा है तो, प्राप्त किये गए विदेशी अभिदाय की पूर्व 
विशिष्टियां, बैंक की शाखा का पता और बैंक खाता संख्यांक जिसमें जमा कराया 

गया ,लिखा जाना चाहिए । 
( ख ) उक्त अतिक्रमण केन्द्रीय सरकार द्वारा माफ कर दिया गया है ; 
( ग ) संगम को अधिनियम के अधीन विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध 

किया गया है ? 
5. कृपया उपदर्शित करें कि क्या संगम किसी ऐसे प्रकाशन के , जिसका प्रेस और पुस्तक 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1967 के अधीन " समाचार पत्र के रूप में रजिस्ट्रीकरण 

अपेक्षित है, संपादक , स्वामी, मद्रक या प्रकाशक के रूप में कृत्य कर रहा है ? 
6. कृपया उपदर्शित करें कि 
... ( 1 ) क्या संगम ने कभी विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) अधिनियम, 1976 के अधीन 

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया था , यदि ऐसा है तो , 
( क ) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पेश करने की तारीख ; 
( ख ) मंत्रालय से प्राप्त अंतिम संसूचना का , यदि कोई है , संख्यांक और तारीख ; 
( ग ) क्या रजिस्ट्रीकरण नामंजूर किया गया था ; 
( घ ) क्या रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अभी तक लंबित हैं । 
( 2 ) क्या संगम के किसी ऐसे अन्य संगम या उसकी इकाई या शाखा के साथ 

घनिष्ठ संबंध हैं , जिसे 
( क ) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण नामंजूर किया गया है । 

( ख ) विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से प्रतिषिध किया गया है । 
7 . कृपया निम्नलिखित बताएं 

( i ) संगम के पिछले तीन वर्षों के क्रियाकलापों के ब्यौरे ; 
( ii ) संगम के पिछले तीन वर्ष के संपरीक्षित लेखा विवरणों की प्रतियां ; 
( iii) कार्य करने के क्षेत्र ( क्षेत्रों ) के ब्यौरे । 


- - - 


- - 


- 


. 


. .. . .. . . 


[ भाग || - खण्ड 3(6 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


8. कृपया उपदर्पित करें कि क्या संगम को अधिनियम की धारा 5 के अधीन राजनैतिक प्रकृति वाले संगठन के , रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है 
जो कि एक राजनैतिक दल नहीं है । यदि ऐसा है तो अधिसूचना के ब्यौरे दें । 


9 . कृपया निम्नलिखित उपदर्षित करें 


( i ) बैंक की उस शाखा का नाम और पता जिसके माध्यम से विदेशी अभिदाय प्राप्त किया जाएगा ; 


( ii ) कृपया बैंक की उक्त शाखा में खाता संख्यांक विनिर्दिष्ट करें । 
10. कोई अन्य जानकारी जिसे संगम प्रस्तुत करना चाहे । 


भवदीय 


मुख्य कृत्यकारी संगम के लिए और उसकी ओर से 

( संगम का नाम ) 


घोषणा और वचनबंध 


उपर नामित संगम प्रतिज्ञान करता है कि ऊपर दी गई जानकारी मही है और वचनबंध करता है कि 

( i) यदि संगम के नाम, पते, रजिस्ट्रीकरण, उसकी प्रकृति, उसके लक्ष्य और उद्देश्यों में कोई परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन की जानकारी , 
उस परिवर्तन के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ, केन्द्रीय सरकार ( गृह मंत्रालय ) को तीस दिन के भीतर दी जाएगी; 

(ii ) यदि किसी समय विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) अधिनियम, 1976 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दिए गए आवेदन पत्र में उल्लिखित 
पदधारियों में 50 % या अधिक को बदला जाता है तो ऐसे पदधारियों को बदलने की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी और आगे वचनबंध करता है कि तब 
तक कोई विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि पदधारियों को बदले जाने की अनुज्ञा मंजूर नहीं की जाती है ; 

( iii ) केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना बैंक या बैंक की शाखा बदली नहीं जाएगी । बैंक या बैंक की शाखा को बदले जाने के सुसंगत 
और न्यायाचित कारण होंगे, और 

( iv ) कोई विदेशी अभिदाय तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि र्गजस्ट्रीकरण संख्यांक जिसके लिए ऊपर लिखित रूप में आवेदन 
किया गया है या विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) अधिनियम, 1976 की धारा 6 की उपधारा ( 1क ) के अधीन केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त न कर 
ली जाए । 


( मुख्य कृत्यकारी ) 
संगम के लिए और उसकी ओर से 


( संगम का नाम ) 


टिप्पण : 


( i ) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की पावती, केन्द्रीय सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी की प्रतिबद्धता नहीं है ; 
( ii ) कोई अपूर्ण आवेदन अर्थात उपेक्षित दस्तावेजों/व्यौरों / स्पष्टीकरणों/ के बिना सरकारी तौर पर रद्दकिया जा सकता है ; 


( iii ) यदि किमी स्तंभ के सामने स्थान अपर्याप्त है तो पृथक मे पन्ने संलग्न करें ; और 


कृपया स्पष्ट अक्षर लिखें । 


[ फा . सं. 11/ 21022/10( 4 )/97 - एफ . सी. आर. ए. I ] 


गुरुचरण सिंह , संयुक्त सचिव 


टिप्पण : मूल नियम भारत के गजपत्र में सा. का. नि . 755( अ ) तारीख 5 अगस्त, 1976 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का . आ . 860( अ ) तारीख 
29 दिसम्बर , 1977 , का . आ 37( अ ) तारीख 18 जनवरी , 1979, का. आ. 615 ( अ ) तारीख 27 जुलाई 1981, मा . का . नि . 755 ( अ ) तारीख 5 नवम्बर, 1984 , 
सा. का. नि. 879 ( अ ) तारीख 25 मार्च, 1991, मा. का. नि. 592 ( अ ) तारीख 27 दिसम्बर, 1976 द्वारा संशोधित किए गए । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 11-- SEL . 3(1)] 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 4th January , 1999 
G . S . R . 8 ( E ). - In exercise of the powers conferred by section 30 of the Foreign Contribution (Regulation ) Act, 1976 
(49th of 1976 ), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the foreign Contribution (Regula 
tion ) Rules , 1976 , namely : 

1. ( 1) These rules may be called the Foreign Contribution (Regulation ) (Amendment) Rules , 1998 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

In the Foreign Contribution (Regulation ) Rules , 1976, for the existing FormsFC -JA , FC -3 and FC -8, the following 
Forms shall respectively be substituted , namely — 


FORM FC - JA 

(See rule 3 (aa )] 
Form of application for seeking prior permission from the Central Government under the Foreign Contribution (Regulation ) 
Act, 1976 (hereinafter referred to as the Act) for the acceptance of foreign contribution by an Association having a definite 
cultural, economic , educational, religious or social programme. 
No. 

Date 
To, 
The Secretary to the Government of India , 
Ministry of Home Affairs, Lok Nayak Bhavan , Khan Market, 
New Delhi - 110003 
Subject : Application for seeking the prior permission of the Central Government under the Foreign Contribution 

(Regulation ) Act, 1976 for acceptance of foreign contribution . 


Sir, 


- on behalf of the Association named hereafter , apply for seeking prior 
permission of the Central Government for the acceptance of foreign contribution under proviso to sub -section ( 1) of section 6 
or under sub- section ( 1A ) of that section or clause (b ) of section 10 of the Act. 
1. ( i). Name of the Association and its complete postal address : 

Name 
Address 
Town /City 
State 
District 

Pin code 
(ii) If the Association is a registered trust or Society please indicate its — 
(a ) registration number 
(b ) place of registration 
(c ) date of registration 
(certified copy of the registration certificate to be attached ). 
(iii ) Nature of Association : 
(a ) religious (b ) cultural (c ) economic 

( d ) educational (e ) social , 
Note : If a religious Association , then state whether 
(a ) Hindu (b ) Sikh (c) Muslim (d ) Christian 
(e ) Buddhist (f) Others. 
( iv ) Please indicate the main aim (s ) and object(s) 
of the Association ( enclose copy of the Memoran 
dum of Association and /or the Articles of Association , 
if applicable ) 


[ 971 II - 


3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( v ) 


Please furnish the nanies and address of the members of the Executive Committee/Governing Council etc. of 
the Association , including the Chief Functionary , in the following manner : 


Sl. No. Name 


Nationality 


Occupation 


Name of Father/ 
Husband 


Office held 
in the 
Association , 


Relation Address 
with other 
office -bearers 
if an ; 


if any 


1 


2 


3 


- - 


- 


2 . Please indicate whether any member of the Executive 

Committee/Governing Council eto, of the Association , 
including the Chief Functionary has, in the discharge 

of his/her official functions — 
(a) been convicted by any court of law ; 
(b ) a prosecution for any offence pending against him /her; 
(c ) been found guilty of diversion or misutilisation of funds 

of the Association or any other association in the past. 
3. Please indicate whether the applicant Association - 
(a ) is a branch /unit/associate of foreign based organisation 

or another association already registered under the Act. 
If so , name and address of the parent organisation should 

be furnished ; 
(b ) has been directed by the Central Government in terms 

of the proviso to sub - section ( 1 ) of section 6 ( 1 ) of the 
Act to seek prior permission . If so, the number and date 

of the relevant order should be furnished ; 
(c) has been directed by the Central Government in terms of 

section 10 of the Act to seek prior perinission . If so , the 

number and date of the relevant order should be furnished . 
4 . Please indicate 
(i) whether the Association ever applied for registration 

under the Act in the past, if so , 
( a ) the date of submission of application for registration ; 
(b ) the number and date of last reference. if any, received 

from the Ministry ; 
( c ) whether registration was retused ; 
(d ) whether the application for registration is still pendir: 
( ii) whether the Association has close linkswith another 

association , or its unit or branch which has been - - 
(a ) refused registration under the Act, 
(b ) prohibited from accepting foreign contribution . 

5. Please indicate , - 
(i) whether the Association was, 
(a ) granted prior permission to receive foreign contribution 

under the Act in the past. If so , the number and date of 
the letter granting prior permission should be furnished ; 


1661/ 99 - 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


- 


- 


(b ) whether the account of the receipt and utilisation of the 

foreign contribution received above was sent to the Central 
Government in the prescribed form . If so , the date of sub 

mission of the accounts should be furnished ; 
(c ) if the prior permission was granted in the current year , 

details of the foreign contribution received and utilised , 
purposewise, showing the unspent balance should be 

annexed . 
( ii) whether the Association has received foreign contribution 

without the prior permission of the Central Government, 

in the past. If so , 
(a ) full particulars of the foreign contribution received , address 

of the branch of the bank and account number in which 

deposited should be furnished : 
( b ) whether the said violation has been condoned by the 

Central Government; 
( c ) whether the Association has been prohibited from accept 

ing forcign contribution under the Act . 
6 . Please indicate whether the Association is owner/ 

printer/publisher, editor of a publication which is a 
" registered newspaper" under the Press and Registration 

of Books Act, 1867. 
7 . Please furnish - - 
(i) Details of the activities of the Association during the past 

three - years ; 
( ii) copies of the audited statement of accounts of the 

association for the past three years. 
8. (i) Please indicate the 
( a ) nature and value of foreign contribution to be received 

(a copy of the latest commitment letter from the donor 

should be furnished); 
(b ) the purpose for which the foreign contribution is proposed 

to be received and utilised indicating also the geographi 

cal area ( s ) to be covered . 
( ii ) a copy of the proposal project which has been approved 

by the foreign source for funding, including projected 

outlays/budget breakup , should be enclosed . 
(iii) a copy of the proposal/project which has been approved 

for funding out of the foreign contribution should be 
enclosed ( This column applies only to subsequent 

recipients ). 
9 . Please indicate 
(i) the name of the bank and address of the branch through 

which the foreign contribution is proposed to be received ; 
( ii) the account number in the said branch of the bank . 
10 . Please indicate the particulars of the foreign source or 

the sources* from which the foreign contribution * is pro 

posed to be received : 
( a ) If an individual, his personal particulars including name, 

present address, permanent address , nationality , pro 

fession ; 
( b ) If an organisation /institution /association /trust/trade 

union etc ., full particulars thereof, including --- 
(i) Full name and complete address . 
( ii) Address of the Head Office /Principal Office . 


wy 


[ 711 -- US 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(11i) Particulars of Chief Functionary and important office 

bearers . 
(c ) Please indicate whether the foreign source is a government 

of a foreign country or agency thercof. 
ll . Any other information which the Association may like 

to furnish 


Yours faithfully, 


Signature of the Applicant 
[Name of the Chief Functionary or 

authorised office bearer 

( with seal of the Association )] 

Declaration 
I hereby declarc that the above particulars furnished by me are true and correct. 


Place : 
Date : 


Signature of the Applicant 
[Name of the Chief Functionary of 

authorised office bearer 
(with sealof the Associatio .) ) ] 


* If the foreign contribution , whether currency or article is to be received from any person or association who has received the 
same as first second or subsequentrecipient, particulars of such person or association should be given against column 10 above. 
Note : 

1. An incomplete application i.e.,withoutnecessary documents /details /explanation is likely to be rejected summarily . 
2 . In case the space against any column is insufficient, separate annexure should be attached . 
3. Please use CAPITAL LETTERS. 
4 . The application should be signed by the Chief Functionary or authorised office bearer of the Association . 

" FORM FC -3 

(see rule 4 (a ) ] 
Account of Foreign Contribution of the year ending on 31st March . 
1. Association s details 
(1) Name and address 

(in capital letters ) 
( ii ) Registration number and date 

[under Foreign Contribution (Regulation ) Act, 1976 ) 
(iii ) Prior permission number and date, if not registered 
( iv ) Nature of association 

: (1 ) Cultural ( 2 ) Economic ( 3 ) Educational 

( 4 ) Religious (5 ) Social 
(v ) Denomination in case of religious associations : ( a ) Hindu (b ) Sikh (c ) Muslim ( d ) Christian 

(e ) Buddhist (f) Others 
2 . Purpose (s) for which foreign contribution has been received and utilised : 

(in Rupees) 
SI, Purpuse Previous Balance Receipt during the year 

Balance 
No. 

As first Assecond subsequent 
recipient 

recipient 
In cash In kind in cash In kind In cash in hind Total In cash in kind In cash In kind 
(value ) (value ) (value ) 

(value ) 

(value ) 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 


Utilised 


( 5 


+ 


6 


+ 


7 


+ 


8 ) 


1. Theatre /Filmsetc 
2 . Maintenance of places of 

bistorical and cultural impurtance 
3 . Agricultural activities 
4 , Animal husbandry. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
3 4 5 6 7 8 

(5 + 6 + 7 + 8 ) 


[Part II — Sec. 3(1)] 

12 


11 


2 


10 


5 Rual development 
6 ( 2 ) Construction /extension ; 
(b ) repair/maintenance of 

school/college buildings 
7 (a ) Construction /extension ; 
(b ) repair /maintenance of other 

buildings (please specify ) 
8 Research . 
9 Stipend scholarship 
10 l: ducational/Litemcy 

programme 
I Vocational/technical training . 
12 Seminars/conferences/mectings 
13 (a ) Construction /extension , 

(b ) repair /maintenance of 

places of Worship 
14 Publication of religious 

Serutuse 
15 . Tucativo of priests and 

preachers 
16 Religious lunctions 
17 Care of orphans 
18 . Help for poor, aged and 

destitutes . 
19) Health care and family welfare 
20 Wellire of the Scheduled Castes. 
21 Wellar of the Scheduled Tribes . 
22 Welfare ol Other Bachward classes , 
2 .3. Relief for natural calumnities . 
24. Wellure ofWomen and Children . 
25 Livironmental programe 
20 I stablishnientexpenses , 
27 Activities other than rosementioned 

above (with specific details ). 
- - . 

ΤΟΤΑΙ 


( AUTION : — Submission of falsc infomnation or concealmentofmaterial facts shall attract the relevant provisions of the Foreign Contribution (Regulation )Ach 
1976 warranting appropriate action . 


3. Name and address of the designated branch of the bank and 

account number (as specified in the application for registration / 
prior permission or permitted by the Central Government). 

Alc No. 
Bank : 
Branch : 
Address : 


PIN 


4 . Donorwise Receipts of foreign contribution : 


SI, No. 


(in Rupees) 
Amount 


Institutional/ individual/ 
other donors 


Name (s) and 
address (es ) 


Purpose ( s) 


Date and month 
of Receipt 


T 


2 


5 


(i) Institutional donors : 
( ii) Individual donors above 

rupees one Lakh 
(iii) Individual donors below 

Rupces one lakh (Only 
Columns 4 and 6 need to 
be filled ) 


Total 


[ 4m 11 -- U 


3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


17 


( in Rupees) 


5 . Countrywise receipts of foreign contribution : 
S . No. 

Name of the country 


Amount 

3 


* * 


Total 

DECLARATION 
I hereby declare that the above particulars furnished by me are ture and correct. I also affirm that the foreign 
contribution has been utilised for purpose (s) for which the association lias been registered /prior permission obtained . To the 
best ofmy knowledge . I have not concealed or suppressed any fact. 

Place 
Date 


Signature of the Chief Functionary 
(Name of the Chief Functionary 

and Seal of the association ). 
(Certificate to be given by Chartered Accountant) 

I/We have audited the account of 
(name of association and its full address including State , District and Pin Code, if registered society , its registration number 
and State of registration , for the year ending 31st March , — 

and examined all relevant books and 
vouchers and certify that according to the audited account : 

(i) the brought forward foreign contribution at the beginning of the year was Rs. 
( ii ) foreign contribution of/worth Rs. 

was received by the Association during the year 


was 


Rs. 


( iii ) the balance of unutilised foreign contribution with the association at the end year- ---- — was Rs. 
(iv ) Certified that the association has maintained the account of foreign contribution and records relating thereto in the 

manner specified in section 13 of the Foreign Contribution ( Regulation ) Act, 1976 read with sub -rule (1 ) of rule 8 of 

the Foreign Contribution (Regulation ) Rules, 1976 . 
(v ) The information furnished in this certificate and in the enclosed Balance - Sheet and Statenient of Receipt and Payment 
is correct as checked by me/us. 
Place 

Date 
Signature of Chartered Accountant with seal, 

address and Registration number. 
Form FC – 8 


[see rule 3A ] 
Form of application for seeking registration with the Central Government under the Foreign Contribution (Regulation ) Act, 
1976 ( hereinafter referred to as the Act) for the acceptance of foreign contribution by an Association having a definite cultural, 
economic , educational, religious or social programme. 


No. 


Date 


То 


The Secretary to the Government of India , 
Ministry of Home Affairs , Lok Nayak Bhavan , 
Khan Market , 
New Delhi- 110003. 


Subject : Application for registration under the Foreign Contribution (Regulation ) Act, 1976 for the acceptance of foreign 

contribution . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — SEC . 3 (1)] 


Sir, 

on behalf of the Association named hereafter apply for registration of the 
Association under clause (a ) of sub -section (1 ) of section 6 of the Act for the acceptance of foreign contribution . 
1. (i) Name of the Association and its complete postal address : 

Name : 


Address : 


Town/ City : 
District : 


State : 


Pin Code : 
(ii) If the Association is a registered trust or Society please indicate 
its : 


(a ) registration number : 
(b ) place of registration : 
(c) date of registration 

(certified copy of the registration certificate to be attached ). 
( iii) Nature of Association : 

(a ) religious (b ) cultural (c ) economic (d ) educational (e ) social 


Note : If a religious Association , state whether (a) Hindu (b ) Sikh 
(c ) Muslim (d ) Christian (e) Buddhist (f) Others. 
( iv ) Please indicate 
(a ) the main aim (s ) and object( s) of the Association ( enclose a 

copy of theMemorandum ofAssociation and/or the Articles 

of Association , if applicable ); 
(b ) the main object( s) and definite programme(s ) for which 

the foreign contribution is to be accepted /utilised . 
(v ) Please furnish the names and addresses of the members of the 
Executive Committee /Governing Council etc . of the Association , 
including the Chief functionary in the following manner : 


$ . No . Name 


Nationality 


Occupation 


Name of 
Father /Husband 


Address 


Office held 
in the Asso 
ciation , if any, 


Relationship 
with office 
bearers, if 
any, 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


2 . Please indicate whether any member of the Executive 
Committte /Governing Council etc . of the Association , including 
the Chief Functionary has in the discharge of his/her official 
functions, 


[ 4M II - TV 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(a ) been convicted by any court of law ; 
(b ) a prosecution for any offfence pending against him /her ; 
(c ) been found guilty of diversion or misutilisation of funds 

of the Association or any other association in the past. 
3 . Please indicate whether the applicant Association is a branch / 
unit/asssociate of foreign based organisation or another association 
already registered under the Act. If so , the name and address of 
the parent organisation . 
4 . Please indicatc - - 
(i) whether the Association was, 
( a ) granted prior permission to receive foreign contribution 

under the Act in the past . If so , the number and date of the 

letter granting prior permission should be furnished ; 
(b ) whether the account of the receipt and utilisation of the 

foreign contribution received above was sent to the Central 
Government in the prescribed form . If so , the date of 

submission of the accounts should be furnished . 
( ii ) whether the, - 
(a ) Association has received foreign contribution without the 

prior permission under Act in the past. If so, full particulars 
of the foreign contribution received along with complete 
address of the bank branch and bank account number in 

which deposited should be furnished ; 
(b ) said violation has been condoned by the Central 

Government ; 
( c) Association has been prohibited from accepting foreign 

contribution under the Act . 
5 . Please indicate whether the Association is functioning as editor, 
owner, printer or publisher of a publication required to be registered 
as “ newspaper" under the Press and Registration of Books Act, 
1867 . If so, the details thereof. 
6 . Please indicate, 
(i) whether the Association ever applied for registration under 
the Foreign Contribution (Regulation ) Act, 1976 , if so, 

(a ) the date of submission of application for registration ; 
(b ) the number and date of the last communication , if any , 

received from the Mininstry ; 
(c ) whether registration was refused ; 

(d ) whether application for registration is still pending . 
( ii) whether the Association has close links with another 

association , or its unit or branch which has been - 
(a ) refused registration under the Act ; 

(b ) prohibited from accepting foreign contribution . 
7 . Please furnish , - 
(1) details of the activities of the Association during the past three 
years . 
(ii) copies of the audited statement of accounts of the Association 
for the past three years, 
( iii) details of the area(s ) of operation . 
8 . Please indicate whether the Association has been specified as 
an organisation of a political nature, not being a political party , 
under section 5 of the Act. If so , the details of the notification 
should be furnished . 


20 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec . 3 (1)] 


9. Please indicate, - 
(i) the nameand address of the branch of the bank through which 
the foreign contribution shall be received ; 
( ii ) Please specify the account number in the said branch of the 
bank , 
10 . Any other information which the Association may like to 
furnish . 


Yours faithfully 

Chief Functionary 
for and on behalf of the Association 


(Name of Association ) 


Declaration, and Undertaking 


The Association named here - in -above affirms that the information furnished above is correct and undertakes : 
(i) to inform the Central Government (Ministry of Home Affairs) within thirty days, if any, change takes place 

in regard to the name of the Association , its address, its registration , its nature , its aims and objects with 

documentary evidence effecting the change ; 
( ii ) to obtain prior permission for change of office bearer (s), if, at any point of time such change causes replacement 

of 50 % or more of the office bearers as were mentioned in the application for registration under the Foreign 
Contribution (Regulation ) Act, 1976 and undertakes further not to accept any foreign contribution except 

with prior permission till the permission to replace the office bearer (s ) has been granted ; 
(iii ) not to change the bank or branch of the bank without prior permission of the Central Government. The 

reasons for change of bank or branch of the bank shall have to be relevant and justifiable ; and 


( iv ) not to accept any foreign contribution unless it has obtained either the registration number , as applied for 

hercinabove, or prior permission of the Central Government under sub -section ( 1A ) of section 6 of the 
Foreign Contribution (Regulation ) Act, 1976 . 

( Chief Functionary ) 
for and on behalf of the Association 


(Name of the Association ) 


NOTE : 


(i) The receipt of application for registration is not a commitment for grant of registration by the Central 

Government ; 
( ii ) An incomplete application i.e.,without the required documents /details /explanations is likely to be rejected 

summarily ; 
( iii) In case the space provided against any column is insufficient separate sheets should be attached ; and 
Please use CAPITAL letters . 

[F. No . 11 /21022 /1014 )/97- FCRA . I] 

GURCHARAN SINGH , Jt. Secy . 


The principal rules were published in the Gazette of India vide number G .S . R . 755 ( E ), dated 5th August , 1976 and 
subsequently amended vide S .O . 860 ( E ), dated 29th December, 1977 , S . O . 37 ( E ), dated 18th January , 1979 , S . O . 615 ( E ), 
dated 27th July , 1981, G .S . R . 755( E ), dated 5th November, 1984 , G . S . R . 879 ( E ), dated 25th March , 1991, G . S .R . 592 (E ), 
dated 27th December, 1996 . 


Printed by theManager, Govt of India Press, Rug Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 — 1999 . 


